निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 26 ) 


24 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 13 फरवरी 2009 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 जनवरी 2009 
सं0-4( न) गठ -05 / 2008-127 -बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा -6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित 
अनुसूची क के अंतर्गत पड़ने वाले बेगूसराय जिला की अनुसूची में यथा वर्णित चौहद्दी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों 
में , जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या -5065 दिनांक -24.09.08 के द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तिओं 
पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें अस्वीकृत करते हुए नगर पंचायत का गठन करते है तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत 
प्रावधान उक्त क्षेत्रों पर लागू करते है: 

अनुसूची क 
1. ( क ) ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 

थाना सं ० 
बलिया एवं लखमिनियाँ 
( ख ) चौहद्दी 
उत्तर 

नूरजमापुर 
दक्षिण 

भगतपुर 
पूरब 

सा 0 कमाल अंचल 
पश्चिम 

बरियापुर 
इस क्षेत्र को नगर पंचायत बलिया कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 


ग्राम का नाम 


627 


दीपक कुमार , 

सचिव । 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 13 फरवरी 2009 


20 जनवरी 2009 
सं0-4( न) गठ -05 / 2008-127 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


दीपक कुमार, 

सचिव । 


The 20th January 2009 
No -4 (N ) Gath . 05 / 2008—127 — In exercise of powers conferred by section 6 of 
the Bihar Municipal Act , 2007 ( Bihar Act 11 , 2007 ) the Governor of Bihar is pleased to 
constitute the following Nagar Panchayats , draft of which is previously published through 
the department s notification no . 5065 dated 24.09.08, after duly considering and 
regecting the recevied objections, for the purpose of the said Act in the areas lying within 
the places noted below in schedule A in the Districts of Begusarai and bounded as 
follows and to apply to the said areas the relevant provisions of the Act: 

Schedule- A 
1 ( a ) Name of the village Panchayats, villages and Thana Nos 
Name of Village 

Thana No 
Baliya and Lakhminiya 

627 
( b ) Boundary : 
North 

Noorjamapur 
South 

Bhagatpur 
East 

Sa. Kamal Anchal 
West Bariyarpur 
This area will be called Nagar Panchayat, Balia 
2. This notification shall come to force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 

DEEPAK KUMAR , 

Secretary . 


20 जनवरी 2009 
सं 0 4( न) गठ-08 / 2008-129 - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
सं0-4( न) गठ-08 / 2008-129 –बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा -3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू 
करना आवश्यक है: 
1 ( क ) ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 

थाना सं ० 
1. अमरपुरा 
2 निशरपुरा 
3. आशेपुर 
4. पुरूषोत्तमपुर 
5. नौबतपुर 

155 


ग्राम का नाम 


179 
177 
178 
176 


6. तरेत 


157 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


3 


7. मोतीपुर 

158 
8. वीरपुर 

159 
9. नगवाँ 

161 
10. परसा 

160 
( इब्राहिमपुर गांव का टोला) 
11. अभरणचक 

175 
( चेसी का टोला) 
( ख ) चौहद्दी 
उत्तर 

टिल्हवाँ 
दक्षिण 

बडी टंगरैला 
पूरब 

गोपालपुर 
पश्चिम 

कोमा 
इस क्षेत्र को नगर पंचायत नौबतपुर कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
20 जनवरी 2009 
सं0-4(न) गठ -08 / 2008-129 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
The 20th January 2009 
No-4 (N ) gath - 08 / 2008—129 — In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section- 4 of the Bihar Municipal Act, 2007 ( Bihar Act , 11,2007) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order , which is published for the information 
of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 
Objections/Suggestions received through 

the concerned District 
Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act. 

Draft Order 
No-4 (N ) gath -08 /2008—129 — In Excecise of powers conferred by sub section 
(1 ) (c )of Secion - 3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) Bihar Governor 
declares, that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative 
provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling 
under Naubatpur villages in the District of Patna whose boundary are noted below : 
1 ( a ) Name of the village and Thana Nos 
Name of Village 

Thana 
1. Amarpura 

179 
2. Nisharpura 

177 
3. Ashepur 

178 
4. Purushottampur 

176 
5. Naubatpur 

155 
6. Taret 

157 
7. Motipur 

158 
8. Beerpur 

159 
9. Nagwan 

161 


4 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


10. Parsa 

160 
(Tola of Ibrahimpura ) 
11. AbharanChak 

175 
( Tola of Chesi) 
( b ) Boundary: 
North 

Tilhawan 
South 

Bari Tangraila 
East 

Gopalpur 
West 

Koma 
This area will be called Nagar Panchayat, Naubatpur 
2. This notification will come into force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary . 


1 . 


47 


43 


20 जनवरी 2009 
सं 0 4( न) गठ-08 / 2008-131 - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा-3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
संख्या -4( न) गठ -08 / 2008-131 -बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007) की 
धारा -3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पटना जिलान्तर्गत बिहटा के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू 
करना आवश्यक है : 
1. ( क ) ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
ग्राम का नाम 

थाना सं 0 
1.बिहटा 
2 राघोपुर 
3. अल्हनपुरा 
4. बनवारीपुर 
5. श्रीरामपुर 
6. विशम्भरपुर 
7. पतसा 
8. गोखुलपुर कोरहर 
9. खेदलपुरा 
10. महादेवपुर फुलाड़ी 

11. अमहारा 
( ख ) 

चौहद्दी 
उत्तर 

मुसेपुर 
दक्षिण 

हिरामनपुर पकड़ी 
पूरब 

विशुनपुरा 
पश्चिम 

दयालपुर दौलतपुर एवं डुमरी 
इस क्षेत्र को नगर पंचायत , बिहटा कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 
संयुक्त सचिव । 


60 
126 
58 


57 


59 


54 
50 


53 


44 


PER JIGIC , (31HTETPUT), 13 na 2009 


5 


20 Triat 2009 
F10-4 (7) 18-08 / 2008—131 / 2008 I fahifaga 3110g per puy411 Ğ HÊTRE À 5X1C) 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
The 20th January 2009 
No-4 (N ) gath -08 /2008 —131 — In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section -4 of the Bihar Municipal Act , 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order , which is published for the information 
of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 

Objections /Suggestions received through the concerned District 
Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act . 

Draft Order 
No -4 (N ) gath - 08 /2008—131 — In Excecise of powers conferred by sub section 
( 1 ) ( c )of Secion - 3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) Bihar Governor 
declares, that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative 
provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling 
under Bihta villages in the District of Patna whose boundary are noted below : 
1 ( a ) Name of the villages and Thana Nos 
Name of Village 

Thana 
1. Bihta 

47 
2. Raghopur 

43 
3. Alahanpura 

60 
4. Banbaripur 

126 
5. Shree Rampur 

58 
6. Bishambharpur 

57 
7. Patsa 

59 
8. Gokhulpur Korhar 

54 
9. Khedalpura 

50 
10. Mahadevpur Phularipur 

43 
11. Amhara 

44 


(b ) Boundary : 
North 

Musepur 
South 

Hiramanpur Pakri 
East 

Bishunpura 
West 

Dayalpur Daulatpur and Dumri 
This area will be called Nagar Panchayat, Bihata 
2. This notification will come into force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary. 


6 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 13 फरवरी 2009 


72 


59 
73 
57 
77 
71 
58 


53 


20 जनवरी 2009 
सं 0 4( न ) गठ-08 / 2008-133 - बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
सं0-4 (न ) गठ -08 / 2008-133 - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007 ) की 
धारा -3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पटना जिलान्तर्गत विक्रम के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू 
करना आवश्यक है: 
1. ( क ) ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
ग्राम का नाम 

थाना सं 0 
1. विक्रम 
2 खोरैठा 
3. गंगाचक 
4. अख्तियारपुर (वार्ड सं0 7 एवं 8) 
5. मसौढा तेलपा 
6. मनेर तेलपा 
7. करसा 
8. दादोपुर 

चौहद्दी 
उत्तर 

दतियाना, गोरखरी 
दक्षिण 

अख्तियारपुर, मंझौली 
पूरब 

तरीपर , निसरपुरा 
पश्चिम 

हथसार, बैगवाँ 
इस क्षेत्र को नगर पंचायत विक्रम कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 

20 जनवरी 2009 
सं0-4(न) गठ -08 / 2008-133 / 2008 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
The 20th January 2009 
No -4 (N ) gath -08 /2008 —133 — In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section -4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information 
of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 

Objections/Suggestions received through the concerned District 
Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act. 

Draft Order 
No -4 ( N ) gath -08 /2008—133 — In Excecise of powers conferred by sub section 
(1 ) (c ) of Secion -3 of the Bihar Municipal Act, 2007 ( Bihar Act , 11,2007) Bihar Governor 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


7 


declares, that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative 
provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling 
under Bikram villages in the District of Patna whose boundary are noted below : 
1 ( a ) Name of the villages and Thana Nos 
Name of Village 

Thana 
1. Bikram 

72 
2. Khoraitha 

59 
3. Gangachak 

73 
4. Akhtiyarpur (Ward 7 and 8 ) 57 
5. Masauraha Telpa 

77 
6. Maner Telpa 

71 
7. Karsa 

58 
8. Dadopur 

53 
( b ) Boundary: 
North 

Datiyana , Gorkhari 
South 

Akhtiyarpur, Manjhauli 
East 

Taripar, Nisarpura 
West 

Hathsar , Baigwan 
This area will be called Nagar Panchayat, Bikram 
2. This notification will come into force at once. 

By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary. 


20 जनवरी 2009 
सं 0 4( न) गठ-09 / 2008-135 – बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
सं0-4( न) गठ -09 / 2008-135 –बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा-3 की उपधारा (1) ( ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू 
करना आवश्यक है: 
1. ( क ) 

ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
ग्राम का नाम 

थाना सं 0 
1. गणेश बनौल टोला धरौरा 
2 मोहन बहेड़ा 
3. महिनामपटी ( बहेड़ा बाजार ) 

144/3 
4. लतिफुल्लापुर 
5. रधुनन्दनपुर 
6. मोहम्मदपुर 
7. मोहम्मदपुर 

136/2 
8. बसुहाम 
9. बिसुनपुर चौगमा 
10. मझौड़ा 
11. लक्ष्मणपुर 


137 


138 


139 
152 


136 


134 
135 
153 


154 


12. डखराम 


142 


8 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


13. नन्दापट्टी 
14. नन्दापट्टी 
15. करहरी 
16. करहरी 
17. बेनीपुर 
18. बेनीपुर 
19. नबादा टोला कमलपुर, रामपुर एवं भगवतपुर 
20. श्रीपुर धेरूख 
21. बसुहाम 
22. श्रीपुर जगत बलहा 
23. पोहद्धी पूर्वी ( धेरूख) 
24. सीमा बलहा 


128/3 
128/2 
143/2 
143 
151/2 
151 
158 
148 
134/2 
150 
147 
149 


( ख ) 

चौहद्दी 
उत्तर 

नवादा ( घोघिया ) 
दक्षिण 

कटवासा एवं पश्चिमी पोहद्धी 
पूरब 

नवादा एवं मोतिपुर अंटौर- ( अलीनगर प्रखण्ड ) 
पश्चिम 

माधोपुर एवं जरिसो टोला फतुलाहा कल्याणपुर । 
2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् बेनीपुर कहा जायेगा । 
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

प्रेमचन्द चौधरी. 

संयुक्त सचिव । 

20 जनवरी 2009 
सं0-4(न ) गठ -09 / 2008 / 135 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेमचन्द चौधरी, 

संयुक्त सचिव । 
The 20th January 2009 
No- 4 ( N ) gath- 09 / 2008-135 — In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section -4 of the Bihar Municipal Act , 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order , which is published for the information 
of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 
Objections/ Suggestions received through 

the concerned District 
Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act. 

Draft Order 
No-4 (N ) gath - 09 /2008 —135 — In Excecise of powers conferred by sub section 
( 1 ) (b )of Secion -3 of the Bihar Municipal Act, 2007 ( Bihar Act, 11,2007 ) the Governor 
of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an 
administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the following 
areas falling under Benipur villages in the District of Darbhanga whose boundary are 
noted below : 
1 ( a ) Villages and Thana Nos 
Name of Village 

Thana No. 
1 . 1. Ganesh Banaul Tola Dharaura 

137 
2. Mohan Bahera 

138 
3. Mohinampatti (Bahera Bajar) 

144/3 
4. Latifullapur 

139 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 13 फरवरी 2009 


9 


5. Raghunandanpur 

152 
6.Mohammadpur 

136 
7. Mohammadpur 

136/2 
8. Basuham 

134 
9. Bishunpur Chaugma 

135 
10.Manjhura 

153 
11. Laxmanpur 

154 
12. Dakharam 

142 
13.Nandapatti 

128/3 
14.Nandapatti 

128/2 
15. Karhari 

143/2 
16. Karhari 

143 
17. Benipur 

151/2 
18. Benipur 

151 
19.Nabada Tola Kamalpur, Rampur & Bhagbatpur 158 
20. Shreepur Dherukh 

148 
21. Basuham 

134/2 
22. Shreepur Jagat Balha 

150 
23. Pouhaddi East (Dherukh ) 

147 
24. Seema Balha 

149 
( b ) Boundary : 

North Nabada (Ghonghia ) 
South 

Katbasa & western Pauhaddi 
East 

Nabada & Motipur Antaur ( Alinagar Block ) 
West 

Modhopur & Jariso Tola Fatulaha Kalyanpur 
This area will be called Nagar Parishad , Benipur 
This notification shall come to force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 
PREMCHAND CHAUDHARY , 

Joint Secretary. 


2 . 


3 . 


20 जनवरी 2009 


सं0-4 ( न) गठ -17 / 2008-137 -बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की 
धारा -3 सह पठित धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
संख्या -4 ( न) गठ -17 / 2008-137 - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007 ) 
की धारा -3 की उपधारा (1) ( ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं 
कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नवादा जिलान्तर्गत रजौली के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , 


10 

बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू 
करना आवश्यक है: 
1. ( क ) पंचायत का नाम , ग्रामों के नाम एवं थाना नं 0 
पंचायत का नाम 

ग्राम का नाम 

थाना सं ० 
1. रजौली पूर्वी रजौली 

184 
2. रजौली पश्चिमी रजौली 

184 
3. टकुआटाँड 

1. टकुआटाँड 
2. घसियाडीह 


141 


140 


138 


ख 


3. दुलरपुरा 

139 
4. महसई 

183 
5. दुफेड़ा 
चौहद्दी 
उत्तर 

गैरवा, भटोलिया , बंधन छपरा , (पंचायत बहादुरपुर) 
दक्षिण 

जागियामारन , बौढ़ीकला, (पंचायत जोगियामारन ) 
पूरब 

करनपुरा, अधवरवा, कुम्हरूआ (पंचायत धमनी ) 
पश्चिम 

अमावाँ, सिरदला, अंचल सीमा ( पंचायत अमावाँ) 
इस क्षेत्र को नगर पंचायत, रजौली कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेमचन्द चौधरी, 


संयुक्त सचिव । 

20 जनवरी 2009 
सं0–4 (न) गठ -17 / 2008-137 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेमचन्द चौधरी, 


संयुक्त सचिव । 


The 20th January 2009 
No. 4 ( N )Ghath - 17 /2008—137 — In exercise of powers conferred by section 3 
read with section -4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007 ) the Governor 
of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the 
information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the 
said draft would be considered within a month from the publication of this notification . 


ROER JGIC , (31HTETUT), 13 nad 2009 


11 


Objections/Suggestions received through 

the concerned District 
Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 


under section - 5 of the said Act . 


Draft Order 


No -4 ( N )Ghath - 17 /2008-137 — In Excecise of powers conferred by sub section ( 1 ) 
(c ) of Secion -3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of 
Bihar declares that for the purpose of the said Act , it is necessary to make an 
administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the following 
areas falling under Rajauli villages in the District of Nawada whose boundary are noted 


below : 


184 


1 (a) Name of Panchayat, Name of villages and Thana Nos 
1. Rjauli East 

Rajauli 
2. Rjauli West 

Rajauli 
3. Takuatar 

1. Takuatarn 


184 


141 


140 


2. Ghasiyadih 
3. Dularpura 


139 


4.Mahsai 


183 


5. Duphera 


138 


(b ) Boundary : 
North Gairwa, Bhatoliya, Bhandhan Chapra (Panchayat Bhadurpur) 
South Jagiyamaran , Baudhikala , (Panchayat Jogiyamaran ) 
East 

Karanpura , Adhwarwa, Kumhrua (Panchayat Dhmani) 
West 

Amawan , Sirdala , Anchal Seema (Panchayat Amawan ) 
This area will be called Nagar Panchayat, Rojauli 
2. This notification shall come to force at once . 

By order of the Governor of Bihar, 


PREMCHAND CHAUDHARY , 


Joint Secretary 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Par JGTC ( 31HTERUT) 26-571 + 200 - Ocotoi 


